इसे वेबसाईट www.govtpressmp. nic .in से 
भी डाउन लोड किया जा सकता है . 


. REP 


. 


in 


. 


मध्य 


त्यमेव जयत 


मध्यप्रदेश राजपत्र 

( असाधारण ) 


प्राधिकार से प्रकाशित 


mam 


क्रमाक 49 ] 


भोपाल, सोमवार , दिनांक 30 जनवरी 2017 - माघ 10, शक 1938 


खनिज साधन विभाग 
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल 

भोपाल, दिनांक 30 जनवरी 2017 
क्र . एफ - 19 - 2 - 2017 - बारह - 1. - यतः , राज्य सरकार यह आवश्यक समझती है कि खनिजों के विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना परिवहन 
और भण्डारण की जांच करने की दृष्टि से ऐसा करना आवश्यक है ; 

अतएव, मध्यप्रदेश खनिज ( अवैध खनन , परिवहन तथा भंडारण का निवारण ) नियम, 2006 के नियम 6 के उपनियम ( 1) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार , एतद्द्वारा, नीचे दी गई सारणी के कॉलम ( 2 ) में उल्लिखित संबंधित जिले में उसके सामने 
कॉलम ( 3 ) में विनिर्दिष्ट स्थान पर जांच चौकियां स्थापित करने का निर्देश देती है, अर्थात् : 


सारणी 


Heam 


( 3 ) 


अनुक्रमांक . जिले का नाम 

स्थान 
( 1 ) 

( 2 ) 
छतरपुर 

खसरा क्रमांक 547 , ग्राम चंद्रपुरा, तहसील गौरीहार में खड्डी - चंद्रपुरा मार्ग पर 
छतरपुर 

खसरा क्रमांक 40, ग्राम रामपुरघाट , तहसील गौरीहार में रामपुरघाट- बांदा मार्ग पर 
छतरपुर 

खसरा क्रमांक 1133, ग्राम पहरा , तहसील गौरीहार में पहरा - घुरागढ़ मार्ग पर 
____ No . F- 19 - 2 - 2017 - XII- 1. - WHEREAS, the State Government considers it necessary to do so with a view to check 
the Transportation and Storage of Minerals without lawful authority ; 

Now , THEREFORE , in exercise of the powers conferred by sub - rule ( 1) of Rule 6 of Madhya Pradesh Mineral 
(Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage ) Rules, 2006 , the State Government, hereby , directs to set 
up the Check Post at the places specified in column (3 ) of the Table below against respective districts mentioned in 
column ( 2 ) thereof, namely : -~~ 

TABLE 


( 2 ) 


S . No. Name of the District 

Place 
(1 ) 

( 3 ) 
1 Chhatarpur On Khaddi-Chandrapura Road at Khashra Number - 547 , Village Chandrapura, Tehsil Gourihar 

Chhatarpur On Rampur Ghat - Banda Road at Khashra Number- 40 , Village Rampur Ghat , Tehsil Gourihar 
Chhatarpur On Pahra - Ghuragarh Road at Khashra Number - 1133, Village Pehra, Tehsil Gourihar 


2 


मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

तरूण राठी, उपसचिव . 
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2017. . 


97 


